HTM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या- 831 


राँची, सोमवार 


___ 27 अगस्त, 2018 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
24 अगस्त , 2018 


संख्या-5/ आरोप -1-46 /2016- 1774 ( HRMS)-- श्री पंकज कुमार सिंह, झा०प्र०से० , ( कोटि क्रमांक -870 / 03 , 
गृह जिला-भागलपुर ), निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , गिरिडीह के विरूद्ध उपायुक्त , गिरिडीह के 
पत्रांक -613/ गो०, दिनांक 9 अप्रैल , 2016 द्वारा प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया । 

श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र- क में आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह दिनांक 19 मार्च, 2016 से 
27 मार्च, 2016 तक अवकाश अवधि का आवेदन देकर अपनी पत्नी का ईलाज हेतु आवकाश में गए । पुनः 
उनके द्वारा अवकाश विस्तार का आवेदन पत्र दिया गया, जिस कारण भू - अर्जन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति 
में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । श्री सिंह से स्पष्टीकरण माँगने के बावजूद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया | श्री 
सिंह का उक्त आचरण उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश का उल्लंघन , कर्तव्यहीनता, सरकारी कार्यों के सम्पादन 
में लापरवाही एवं सरकारी पदाधिकारी के निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में अक्षमता परिलक्षित करता है । 

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक -4576, दिनांक 31 मई , 2016 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की 
माँग की गयी , जिसके अनुपालन में श्री सिंह ने अपने पत्रांक -1068, दिनांक 27 जून, 2016 द्वारा स्पष्टीकरण 
समर्पित किया गया । श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक- 6605, दिनांक 29 जुलाई , 2016 

द्वारा उपायुक्त , गिरिडीह से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त , गिरिडीह के पत्रांक-138 /गो०, 
दिनांक 3 फरवरी , 2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री सिंह के स्पष्टीकरण को 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 27 अगस्त , 2018 
स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृति नहीं होने की चेतावनी के 
साथ समर्पित स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मंतव्य दिया गया । 

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप , इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , गिरिडीह से प्राप्त 
मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री पंकज कुमार सिंह , झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक -870 / 03 , गृह 
जिला- भागलपुर), निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , गिरिडीह को भविष्य में सचेत रहने 
हेतु चेतावनी देते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है । 


Employee Name 


Decision of the Competent authority 


G . P. F . No . 


PANKAJ KUMAR SINGH 


श्री पंकज कुमार सिंह , झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक-870 / 03), 
निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम , गिरिडीह को भविष्य 
में सचेत रहने हेतु चेतावनी देते हुए मामले को निष्पादित 
किया जाता है । 


BHR /BAS/3853 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सतीश कुमार जायसवाल , 

सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: ROH/ RVP/1007 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 831 -- 50 


